निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष 1930 ( श ) 
पटना, सोमवार 22 दिसम्बर 2008 


( सं0 पटना 576 ) 


मुख्य अभियन्ता का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग , अनिसाबाद 


कार्यालय - आदेश 

22 सितम्बर 2008 
सं०1 / मु०अ० स्थापना - 18 - 30 / 2004 - 4601 — दिनांक 19.09.2008 के स्थापना समिति में एम0जे0सी0 
संख्या 2090 / 2001 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा एवं अन्य वनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 18.05.2004 को पारित 
न्याय निर्णय के आलोक मेंजिलाधिकारी, नवादा के पत्रांक 8 / मु नाजारत दिनांक 03.03.2005 के द्वारा प्राप्त पैनल 
सूची एवं आयुक्त ,मगध प्रमंडल गया के द्वारा अनुमोदित रोस्टर पंजी के आलोक में गठित समिति के द्वारा कार्मिक 
एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प संख्या 639 दिनांक 16. 03.2006 के आलोक में विचार किया गया । 
समिति के द्वारा वरीयता के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध अनुसेवक 
के पद पर वेतनमान रू0 2550 - 55 - 2660 - 60 - 3050 / - एवं सरकार द्वारा देय अन्य भत्ते में लिये गये निर्णय के 
फलस्वरूप निम्नांकित दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियुक्त कर उनके नाम के सामने अंकित प्रमंडल में पदस्थापित 
किया जाता है : 
क्र . सं . - दैनिक वेतन पिता का नाम पत्राचार का पता पदस्थपित अभियुक्ति 
भोगी कर्मी का 

कार्यालय 
का नाम 


/ 


नाम 


स्व .गणेश पाण्डेय 


| श्री जगदीश 
पाण्डेय 


फुलवरिया नहर 
| प्रमंडल,सिरदल्ला 


स्व . मंगनी राय यादव 


श्री राधो प्रसाद 
यादव 


ग्राम -धिरोध , 
सिरदल्ला, 
पाo - तेलीटोला, 
नवादा 
ग्राम + पो . - बगहा, 
भाया - घोड़ासह, 
जिला – मोतिहारी 
ग्राम + पो . बगहा, 
भाया - घोड़ासह , 
जिला – मोतिहारी 


| फुलवरिया नहर 
प्रमंडल ,सिरदल्ला 


स्व . जयमगल प्रसाद 


श्री हरेन्द्र प्रसाद 
सिन्हा 


फुलवरिया नहर 
प्रमंडल , सिरदल्ला 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 22 दिसम्बर 2008 


4 


श्री ईश्वरी महतो । श्री रामा महतो ग्राम - कमलपुरा, फुलवरिया नहर 

पाo - शादीपुर, प्रमंडल, सिरदल्ला 

नवादा 
____ 5 | मा0 सलाउद्दीन । मो0 शेख आसीम ग्राम - शेखौना, फुलवरिया नहर 

पो0 -बगहा शेखौना प्रमंडल,सिरदल्ला 

जिला- पूर्वी चम्पारण 
6 श्री रविन्द्र झा | स्व0 कृष्णदेव झा | ग्राम + पा0 - मेहुरा फुलवरिया नहर 

जिला - शेखपुरा प्रमंडल , सिरदल्ला 
2. यह नियुक्ति औपबन्धित रूप से की जाती है । इस पर विभाग या न्यायालय से किसी तरह का विपरीत 
आदेश पारित होता है तो तदनुसार आदेश में संशोधन कर दिया जायेगा । 

3. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थय प्रमाण पत्र हर हालत में समर्पित करना है । 
4. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा । 
5. संवर्गीय पद पर वरीयता की गणना योगदान की तिथि से किया जायेगा । 
6. वेतन का भुगतान पत्र सम्पुष्टि के पश्चात किया जायेगा । 

यदुनन्दन दास, 
मुख्य अभियन्ता । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 576 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 


